निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1366 ) पटना , सोमवार , 30 दिसम्बर 2019 


खान एवं भूतत्व विभाग । 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2019 
सं ० 02 / एम0 एम0-( बा ) -59 / 19–4948 / एम0 --बिहार खनिज ( समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण 
निवारण ) नियमावली, 2019 के नियम 77 (2) के तहत् दिनांक -31.12.2019 को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्तधारियों की 
बंदोबस्ती अवधि को दिनांक -31.10.2020 अथवा नये बालू बंदोबस्तधारियों को पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत कार्यादेश 
निर्गत करने की तिथि जो पहले हो , तक अवधि -विस्तार पंचांग वर्ष 2019 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के 
साथ स्वीकृति दी जाती है । 
2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण प्रकाश, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1366-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


